रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART - Section 3 - Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 2004 / फाल्गुन 27 , 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 2004 /PHALGUNA 27, 1925 


सं.26 _ 


सं . 276 ] 
No. 276 ] 


NE 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( परिवार कल्याण विभाग ) 

બંધસૂત્રના 

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2004 
का. आ. 367( अ).-- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम , 1994 
की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत 
सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. का . आ. 85 
( अ) तारीख 5 फरवरी, 1997 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 6 से 15 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . 
और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : 


" 6 


सदस्य 


सदस्य 


डा . आर. पी. सोनावाला 
5 पश्मीना , पेड्डर रोड, 
सोनावाला क्लिनिक , मुम्बई 
डा . सुनीता मित्तल 
विभागाध्यक्ष 
स्त्रीरोग विज्ञान विभाग 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
नई दिल्ली 
डा . बेला मखीजा 
वरिष्ठ परामर्शदाता (स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विज्ञान ) 
बतरा हास्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर 
एस- 177 ग्रेटर कैलास -II , नई दिल्ली-110048 


8 . 


सदस्य 


893GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC . 3( i)] 


9. 


सदस्य 


डा. बेहराम अंकलेसरिया 
अध्यक्ष 
दि फेडरेशन आफ आबस्टेट्रिक्स एंड 
गाइनेकोलोजिकल सोसाइटीज आफ इंडिया 
( फोगसी) 
कामा एंड एल्बलेस हास्पिटल 
नई विल्डिंग, छठी मंजिल 
महापालिका मार्ग , मुम्बई -400001 


10. 


सदस्य 


डा . सुभाष चन्द्र आर्य 
वरिष्ठ परामर्शदाता एवं बालचिकित्साविभागाध्यक्ष 
सर गंगाराम अस्पताल , नई दिल्ली 


11 . 


सदस्य 


सदस्य 


13. 


सदस्य 


डा . वीना कालरा 
विभागाध्यक्ष 
बालचिकित्सा विभाग 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 
डा . ( श्रीमती) ज्योति किरन शुक्ला 
संकाय प्रभारी 
श्रम विभाग संस्थान 
6/2 जमदोली, जयपुर 
डा . रंजना कुमारी 
निदेशक 
सामाजिक अनुसंधान केन्द्र 
2 नेलसन मंडेला मार्ग 
वसन्त कुंज , नई दिल्ली -110070 
डा . मेधा नानीवडेकर 
उपाध्यक्ष 
भारतीय स्त्री शक्ति 
महिला अध्ययन केन्द्र 
शिवाजी विश्वविद्यालय , कोल्हापुर -416004 
सुश्री सुनन्दा बलवंड गुडे 
स्त्री चेतना, 9 सिद्ध प्रसाद 
पेफटॉम सागर रोड नं . 3 
चेम्बर , मुम्बई - 40008 


14. 


सदस्य 


15. 


सदस्य " 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


2. 


उक्त सदस्यों का कार्यकाल 20 .4. 2004 से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा । 


3. 


गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध ) अधिनियम , 1994 की धारा 


[ भाग II -- खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 (1) के साथ पठित केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड ( कार्य संचालन) विनियम 1999 के विनियम 5 के अनुसार कर्नल 
( डा.) सी . एस. पन्त , प्रेसिडेंट इंडियन रेडियोलोजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन, ए- 22 , ग्रीन पार्क ( मेन ), न्यू 
चर्च, नई दिल्ली - 110016 गर्भवती महिला पर अल्ट्रासाउंड / इमेज स्केनिंग के प्रयोग द्वारा भ्रूण के लिंग 
निर्धारण से सम्बन्धित विषयों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में विशेष आमंत्रित 
होंगे । 


- [ सं. एन - 24026/1/ 2004- पी एन डी टी सेल ] 

नवरीत सिंह कंग, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी :- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का . आ . 85 ( अ), तारीख 5 फरवरी, 1997 के 
जरिए प्रकाशित हुई थी और उसका संशोधन सं. का . आ . 160 ( अ ), तारीख 28 फरवरी, 1998 द्वारा तथा पुनः 
संशोधन सं . का . आ . 694 ( अ), तारीख 13 अगस्त 1998; सं . का . आ . 61 ( अ ), तारीख 14 जनवरी , 
2000; सं. का . आ . 114 ( अ ), तारीख 1 फरवरी, 2000; सं. का . आ .349 ( अ), तारीख 20 अप्रैल, 
2001; सं. का . आ . 931 ( अ), तारीख 19 सितम्बर, 2001; सं . का . आ . 590 ( अ), तारीख 31 मई , 
2002; सं. का . आ. 1191 ( अ), तारीख 12 नवम्बर, 2002 ; सं. का . आ . 703 ( अ), तारीख 18 जून , 
2003 ; सं. का . आ. 1458 ( अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2003 और सं. का. आ . 99 ( अ) तारीख, 20 
जनवरी, 2004 के जरिए किया गया । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Family Welfare ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17thMarch, 2004 


S.O . 367(E ). - In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the 
Pre -conception and Pre-natal Diagnostic Techniques ( Prohibition of Sex Selection ) Act, 
1994 , the Central Government hereby makes the following further amendment in the 
notification of the Government of India , in the Ministry of Health and Family Welfare 
( Department of Family Welfare), No. S. O . 85 ( E ) dated the 5th February , 1997 , namely : - 


.. In the said notification, for serial numbers 6 to 15 and the entry relating thereto, the 
following serial number and entry shall be substituted , namely : - 


“ 6 . 


Member 


Dr. R .P . Sonawala , 
5 Pashmina , Peddar Road , 
Sonawala Clinic , Mumbai. 


Member 


Dr. Sunita Mittal, 
Head of the Department, 
Department of Gynaecology , 
All India Institute ofMedical Science (AIIMS), 
New Delhi. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3( )) 


8 . 


Member : 


Dr. Bela Makhija , 
Senior Consultant (Gynaecologist and Obstetrics ), 
Batra Hospital and Medical Research Centre, 
S - 177, Greater Kailash - II , New Delhi- 110048 . 


Member 


Dr. Behram Anklesaria , 
President, 
The Federation of Obstetric and Gynaecological 
Societies of India (FOGSI), 
Cama & Albless Hospital, 
New Building , 6h Floor , Mahapalika Marg , 
Mumbai-400001. 


10 . 


Member 


Dr. Subhash Chandra Arya , 
Senior Consultant and Head , 
Department of Paediatrics, 
SriGanga Ram Hospital,New Delhi. 


11. 


Member 


Dr. Veena Kalra , 
Head of the Department, 
Department of Paediatrics, 
All India Institute of Medical Science (AIIMS), . 
New Delhi. 


Member 


Dr. (Mrs .) Jyoti Kiran Shukla , 
Faculty - Incharge , 
Institute of Labour Department, 
6 /2 , Jamdoli , Jaipur. 


. 


13 . 


Member 


Dr. Ranjana Kumari , 
Director, 
Centre for Social Research , 
2 Nelson Mandela Marg , 
Vasant Kunj, New Delhi- 110070 . 


14 . 


Member 


Dr. Medha Nanivadekar, 
Vice - President of Bharatiya Stree Shakti, 
Centre for Women s Studies, 
Shivaji University , Kolhapur - 416 004 . 


15 . 


Member" 


Ms. Sunanda Balwand Gunde, 
Stri Chetna , 9 , Siddha Prasad , 
Peftom Sagar Road No .3 , 
Chembur, Mumbai-400089. 


TI- Uus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


AVM 


2 . The term of office of the above members is for a period of three years 
commencing from 20 .4 . 2004 . 


3. In terms of section 11 (1) of the Pre -conception and Pre -Natal Diagnostic 
Techniques (Prohibition of Sex Selection ) Act, 1994 read with Regulation 5 of the 
Central Supervisory Board (Transaction of Business ) Regulation , 1999 , Col. (Dr.) C . S . 
Pant, President, Indian Radiological & Imaging Association , A - 22 , Green Park (Main ), 
New Church , New Delhi-110016 will be the special invitee in the Central Supervisory 
Board (CSB ) for his expert advice on matters relating to determination of sex of foetus of 
a pregnant woman by use of ultrasound /image scanning. 


[No . N . 24026 / 1/2004- PNDT Cell ] 
NAVREET SINGH KANG , Jt. Secy. 


Footnote :- The Principal Notification was published in the Gazette of India vide 
No. S . O . 85 ( E ) dated 5th February , 1997 and amended vide No. S . 0 . 160( E ) dated 28th 
February , 1998 and further amended vide No.S :0 .694 (E ) dated 13th August, 1998 , 
No. .0 .61( E ) dated 14th January , 2000 , No .S .0 . 114 ( E ) dated 1st February , 2000 , 
S .O . 349 (E ) dated 20th April , 2001, S .0 .931( E ) dated 19th September, 2001; S. O .590 (E ) 
dated 31st May, 2002; 5 .0 .1191(E ) dated 12 November , 2002; 5.0 . 703(E ) dated 18th 
June , 2003, S. 0 . 1458(E ) dated 23rd December, 2003 and S .O .99 (E ) dated 20th January , 
2004 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


